शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 298 ] 


रायपुर , मंगलवार, दिनांक 14 अगस्त 2018 - श्रावण 23, शक 1940 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 2 - 18 / 2018/ 1 / एक . - छत्तीसगढ़ शासन अत्यंत दुख के साथ सूचित करता है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलरामजी दास 
टंडन, का दुखद निधन दिनांक 14 अगस्त 2018 को रायपुर में हो गया है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजय सिंह, मुख्य सचिव. 


नया रायपुर , दिनांक 14 अगस्त 2018 


क्रमांक एफ 2 - 18 / 2018/ 1 / एक . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ 2 -18/ 2018 / 1 / एक , दिनांक 14 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अजय सिंह, मुख्य सचिव. 


Naya Raipur, the 14th August 2018 


NOTIFICATION 


No. F 2 - 18 /2018 /1/One. — With profound grief Government of Chhattisgarh announces that Governor of 
Chhattisgarh Shree Balramji Dass Tandon passed away on 14th August 2018 at Raipur. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

AJAY SINGH , Chief Secretary . 


595 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


